सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

13 आश्विन , 1937 ( श० ) 
संख्या 740 राँची, सोमवार 

5 अक्टूबर , 2 0 15 ( ई०) 


श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग , 
निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण, झारखंड, राँची । 


संकल्प 
31 अगस्त , 20 15 


संख्या-5 / प्रशि0 ( Model ITI)- 0 1/ 2 0 15 / 12 6 2 . राज्य योजनान्तर्गत Model ITI के 
रूप में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बोकारो का उन्नयन हेतु संस्थान स्तर पर संस्थान 
प्रबंधन समिति का गठन किया जाता है | औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान , बोकारो के आई० 
एम0 सी0 में निम्नलिखित सदस्य मनोनीत किये जाते हैं . 


क्र० 


नाम एवं पूरा पता 


मनोनीत पद 


अध्यक्ष 


श्री बृजमोहन वर्मा, वरीय प्रबन्धक ( HR) डालमिया 

सीमेंट ईस्ट लिमिटेड, बोकारो 

मोन० ८७५५१०६६५५ 
श्री मनीष बंसल, हिंदुस्तान ऑटो एजेंसी 

मो० न०. ९२३४४५७७७७ 


सदस्य 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) सोमवार, 4 अक्टूबर , 2015 


सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 


सदस्य सचिव 


डॉ रतन केजरीवाल, डायरेक्टर , नीलम हॉस्पिटल 
एवं रिसर्च सेंटर , चास बोकारो, मो० न० . 

98 3 5 3 87557 
श्री डी० के० नायक , प्रबन्धक, बोकारो मॉल , 

बोकारो स्टील सिटी । 

९९७७४९९०८६ 
श्री एम० के० मिश्रा, प्रबन्धक , प्रेमसंस होंडा , 

सेक्टर -IV, बोकारो 
मो० न० . ९४३११२२३३४ 

राज्य सरकार द्वारा नामित सदस्य 
प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बोकारो 

मो० न० . ९८३५१६०४३२ 
जिला नियोजन पदाधिकारी, बोकारो , 

मो० न० . ९९३१२९१५२१ 
प्राचार्य , चास कॉलेज चास , बोकारो 

मो० न० . ९४३१७३९११६ 
श्री शशि भूषण प्रसाद , संयुक्त निदेशक प्रशिक्षण , 

झारखंड, रांची, 

मो० न० . ९९०५३१७०३३ 
श्री नितिन रंजन, बिल्डिंग कन्स्ट्रकशन अनुदेशक , 
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बोकारो मो० न०. 

९५३४२८३६५७ 
श्री जितेंद्र कुमार, प्रशिक्षणार्थी, फ़ीटर, प्रथम वर्ष, 

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बोकारो 

मो० न० . ९५७६५६३३५२ 


सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 


इस समिति का निम्नलिखित दायित्व होगा . 
१. औधोगिक प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण के स्तर में गुणात्मक सुधार हेतु परियोजना का 

कार्यान्वयन एवं प्रबंधन करेंगे । 
२. संस्थान के विकास हेतु कार्य योजना ( एक्शन प्लान ) | Implementation plan तैयार 
करना । 
३. संस्थान विकास योजना के अनुसार समयबद्ध तरीके से विभिन्न कार्यक्रमों का कार्यान्वयन 

करना । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) सोमवार , 4 अक्टूबर, 2 0 15 


४ . परियोजना प्रबंधन एवं कार्यान्वयन का प्रगति प्रतिवेदन निदेशालय स्तर समिति को 

उपलब्ध कराना । 
५ . प्रशिक्षणार्थियों एवं उद्योग जगत से प्रशिक्षण की गुणवत्ता के संबंध में सूचना प्राप्त करना । 
६. प्रशिक्षणार्थियों के नियोजन एवं स्वनियोजन हेतु प्लेसमेंट सेल स्थापित कर कार्यवाही 
करना । 
७- संस्थान में उपलब्ध संसाधनो का समुचित उपयोग सुनिश्चित करना । 
८. स्थानीय उद्योग जगत के साथ बेहतर तालमेल स्थापित कर आवश्यकतानुसार customized 
___ प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करना । 
९. असंगठित क्षेत्र में कार्यरत कामगारों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करना । 
१०. उद्योग जगत में कार्यरत कामगारों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करना । 
११ . राज्य सरकार के द्वारा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के संचालन एवं प्रबंधन के संबंध में 

दिये गए दिशानिर्देश का अनुपालन करना | 


झारखंड राज्यपाल के आदेश से , 

ह० / ( अस्पष्ट) 
सरकार के अपर सचिव , 

झारखंड , राँची । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 740 - 50 + 100 । 


